निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 पौष 1935 ( श ) 
पटना , बुधवार , 8 जनवरी 2014 


( संo पटना 70 ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचनाएं 

3 जनवरी 2014 
सं0 4 (न) गठ - 8 / 2008 - 15 / न०वि०एवं. आoविo — सी0डब्ल्यू0जे0सी0 नं0 – 17145 / 2008 अनिरूद्ध राय बनाम् 
राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में दिनांक 10. 12. 2010 को दिए गए न्याय निदेश के अनुपालन में बिहार नगरपालिका 
अधिनियम , 2007 की धारा - 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत , मधबुन (जिला पूर्वी चम्पारण ) 
के गठन सम्बन्धी नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना संख्या - 5076 एवं 5077 दिनांक 24. 09 .2008 एतद 
द्वारा बातिल ( Annul) की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 

डा0 एस0 सिद्धार्थ , 

सरकार के सचिव । 
3 जनवरी 2014 
सं0 4 (न) गठ - 8 / 2008 - 16 / न०वि०एवं आ0वि0 अधिसूचना संख्या - 15, दिनांक 03 .01 .2014 का निम्नलिखित 
अनुवाद बिहार - राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 
के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 

डा0 एस0 सिद्धार्थ, 
सरकार के सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 8 जनवरी 2014 

The 3rd January 2014 
No 4 (न) गठ -8 / 2008 - 16- UD & HD — In Compliance of Hon ble High Court s 
Judgement passed on 10 . 12 .2010 in C . W .J.C . No. 17145 /2008 Anirudh Rai v /s The State of 
Bihar and others Governor of Bihar in exercise of powers conferred by section -8 of the 
Bihar Municipal Act , 2007 hereby annuls Urban Development and Housing Department s 
notification no. 5076 and 5077 dated 24 .09.2008 constituting Nagar Panchayat , Madhuban 
(Distt -East Champaran ). 

By order of the Governor of Bihar , 

DR . S. SIDDHARTH , 


Secretary to Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , । 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 70 - 571 + 10 -डी०टी०पी० । 

Website : http://egazette .bih. nic.in 


